निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 पौष 1931 ( श ० ) 
पटना , शुक्रवार , 15 जनवरी 2010 


( सं o पटना 45 ) 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

21 अक्तूबर 2009 
सं 0 8 / विविध - 9-10 / 2002–4129 — श्री बिरेन्द्र कुमार दास , गृह ज़िला - पटना, आई0 डी 0 सं0-3321, 
प्राक्कलन पदाधिकारी, गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा अंचल, पटना की सेवा मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग सम्प्रति निगरानी 
विभाग, बिहार, पटना को लोकायुक्त कार्यालय , बिहार , पटना के अन्वेषण कोषांग ( तकनीकी) में सहायक अभियंता के 
रिक्त पद पर प्रतिनियुक्त करने हेतु सौंपी जाती है । 
2. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

श्रीकृष्ण श्रीवास्तव , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 45-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


